निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 51 


26 अग्रहायण , 1930( श ० ) 
पटना , बुधवार, 

17 दिसम्बर , 2008 (ई ० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


, 


2-6 


भाग -1 —नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 
भाग-1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , 

आई ० ए ० , आई ० एससी ० , 
बी ० ए ० , बी 0 एस 0 सी 0, एम 0 ए 0, एम 0 एससी , 
लॉ भाग -1 और 2 , एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , 
बी ०एस ० ई ० , डिप० -इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा- फल , कार्यक्रम, 

छात्रवृत्ति प्रदान, आदि । 
भाग -1 ग शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों 

द्वारा 
निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 


भाग- 4 — बिहार अधिनियम 
भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक , 

उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन 

के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकि है । 
भाग -8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन 

के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग -9_विज्ञापन 
भाग -9 - क - वन विभाग की निलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग- 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन , सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं , और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


7-10 


भाग - 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम, भारत गजट और राज्य गजटों के 
उद्धरण । 


पूरक 
पूरक - क 


11-12 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


2 


बिहार गजट , 17 दिसम्बर 2008 
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन ) 


अधिसूचना 


26 अगस्त 2008 


। 


सं ० I/ E1-101 / 2008–2185— श्री रविन्द्र नाथ झा, निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक , तिरहुत प्रमंडल , मुजफ्फरपुर 
की आकस्मिक मृत्यु के कारण निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल , मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार श्री विनोद 
प्रसाद शर्मा, निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, सारण प्रमंडल , छपरा को दिया जाता है । वे अगले आदेश तक अपने कार्यों के 
अतिरिक्त निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक , तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर का कार्य भी संपादित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

आमिर सुबहानी, 

सचिव । 


आयुक्त कार्यालय , कोशी प्रमंडल , सहरसा 


आदेश 

24 सितम्बर 2008 
सं ० 11-03 / 06 1981 / स्था ० — मो ० कमर आलम , कार्यपालक दंडाधिकारी, निर्मली ( सुपौल) को बिहार सेवा 
संहिता के नियम 227(1), 230 एवं 248 के अंतर्गत दिनांक- 14.04.2008 से दिनांक 12.05.2008 तक कुल 29 ( उनतीस ) दिनों 
का अर्जित अवकाश औपबंधिक रूप से स्वीकृत । 
प्रस्ताव पर आयुक्त , कोशी प्रमंडल, सहरसा का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ह ० / -अस्पष्ट , 
आयुक्त के सचिव । 


निगरानी विभाग 


अधिसूचना 

18 नवम्बर 2008 
सं ० नि ० वि ० स्था0-123 / 08-6327 — निगरानी विभाग की अधिसूचना संख्या-4427 दिनांक 17.11.06 द्वारा निगरानी 
विभाग के विशेष (निगरानी) इकाई में मात्र एक वर्ष के लिए अनुबंधित शर्तों के आधार पर बिल्कुल अस्थायी तौर पर नियुक्त 
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारियों की सेवाएँ पुनः एक वर्ष के लिये विस्तारित की 
गयी थी । यह अवधि नवम्बर, 2008 में समाप्त हो रही है । अतएव मंत्रिपरिषद् के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था कि वैसे सेवा 
निवृत्त ( सी 0 बी 0 आई0) पुलिस अधिकारी जो नवम्बर, 2009 के बाद 65 वर्ष की आयु पूरी करते हैं उन्हें अगले एक वर्ष के लिये 
पूर्व के अनुबंध के शर्तों के सहित रखा जाय । मंत्रिपरिषद् के इस निर्णय के आलोक में नीचे दी गयी तालिका में अधिकारियों 
को कॉलम -4 में अंकित तिथि तक पुनः अनुबंधित शर्तों के आधार पर बिल्कुल अस्थायी तौर पर एक वर्ष के लिए रखा जाता 
है । 

2. इन पुलिस अधिकारियों को राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत प्रपत्र में एक नवीन अनुबंध पत्र पर पुनः हस्ताक्षर 
करना होगा । 

3. अन्य शर्ते पूर्ववत रहेंगी । 


1 


क्रमांक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त अधिकारियों का नाम पूर्व एक वर्ष के लिए 

अनुबंध अनुबंध के नवीकरण 

की तिथि की अन्तिम तिथि 
2 

3 

4 
1 . श्री एन 0 एन0 सिंह, से0 नि 0 पुलिस अधीक्षक ( सी 0 बी 0 आई0 ) 28.11.2008 

29.11.2009 
2 . श्री एस 0 सी 0 तिवारी, से0नि 0 पुलिस अधीक्षक ( सी 0 बी 0 आई0 ) 28.11.2008 

29.11.2009 
3 . श्री आर0 के 0 शर्मा, से 0नि 0 पुलिस निरीक्षक ( सी 0 बी 0 आई0) 28.11.2008 

29.11.2009 
4 . श्री बी 0 डी 0 सिंह, से 0नि 0 पुलिस निरीक्षक ( सी 0 बी 0 आई0 ) 

30.11.2008 01.12.2009 
5 . श्री बी 0 एल 0 तिवारी, से0 नि पुलिस निरीक्षक ( सी 0 बी 0 आई0 ) 30.11.2008 

01.12.2009 
6 . श्री एल0 आर0 पटेल, से0 नि 0 पुलिस अवर निरीक्षक ( सी 0 बी 0 आई0 ) 30.11.2008 01.12.2009 
7 . श्री सी 0 एल 0 पटेल , से 0नि 0 पुलिस अवर निरीक्षक ( सी 0 बी 0 आई0 ) 30.11.2008 

01.12.2009 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राज कुमार जैन, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 17 दिसम्बर 2008 


3 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

26 नवम्बर 2008 
सं 0 15334 ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थापित / सेवा प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित 
पदाधिकारियों का स्थानांतरण / पदस्थापन निम्नांकित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी / सहायक परियोजना 
पदाधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पद पर किया जाता है: 


वर्तमान पदस्थापन 


क्रम | अधिसूचना 
सं ० संख्या 


पदाधिकारियों का 
नाम / कोटि क्रमांक / 


नव पदस्थापित स्थान एवं 

जिला 


गृह जिला 


1 . 


15330 , 


श्री संजय कुमार 


, 


2 . 


15331 , 


3 . 


15332, 


सेवा प्राप्त 

कार्यपालक दण्डाधिकारी प्र 0 वि 0 पदा० , 
1429/08 ( रोहतास ) ( प्रतिनियुक्ति सुपौल ) 

बसंतपुर , ( सुपौल ) 
सुभाष कुमार , 

सेवा प्राप्त कार्यपालक दण्डाधिकारी, प्र 0 वि 0 पदा ० , राघोपुर ( सुपौल ) 
1442/08 (सिवान ) नरकटियागंज , पश्चिम चंपारण 

(प्रतिनियुक्ति सुपौल ) 
श्री आजीव वत्सराज , 

प्र ० वि ० पदा0 , वसंतपुर , सुपौल सहायक परियोजना पदाधिकारी , 
1194/04( पटना ) 

जिला ग्रामीण विकास 

अभिकरण, सुपौल 
श्री विनोद कुमार सिंह, प्र ० वि ० प ०, राघोपुर , सुपौल सहायक परियोजना पदाधिकारी, 
1153/04( भोजपुर ) 

जिला ग्रामीण विकास 

अभिकरण , मधेपुरा 
सहायक परियोजना पदाधिकारी . प्र ० वि ० पदा ० , आलमनगर , 
1247/04( पटना ) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , ( मधेपुरा ) 

मुजफ्फरपुर 


4 . 


15333, 


5 . 


15334, 


श्री संजय कुमार , 


2 . 


3 . 


4 . 


उक्त में निर्वाचन विभाग, बिहार की सहमति प्राप्त है । 
उपर की अधिसूचनाओं एवं इसके पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं में कोई विरोधाभास हो तो वर्तमान 
में निर्गत अधिसूचना ही प्रभावी होगी और एतद् उनसे संबंधित पूर्व की अधिसूचना विलोपित की 
जाती है । 
संबंधित जिला पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि स्थानांतरित / पदस्थापित पदाधिकारियों 
को अविलंब विरमित कर नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देना सुनिश्चित करें । 
स्थानांतरित / पदस्थापित पदाधिकारी अविलंब विरमित होकर अपने - अपने नव - पदस्थापित स्थान पर 
योगदान देना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब मुख्यालय ग्रामीण विकास विभाग 
में उपलब्ध करावेंगे । 
स्थानांतरित / पदस्थापित पदाधिकारी हर हालत में माह दिसंबर 2008 का वेतनादि नव पदस्थापित 
पद एवं जिला से प्राप्त करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


5 . 


6 . 


ह ० / -अस्पष्ट , 
सरकार के अवर सचिव । 


बिहार गजट , 17 दिसम्बर 2008 


4 


उद्योग विभाग 


1 . 


06 


अधिसूचनाएं 

21 अक्तूबर 2008 
सं ० नया ( स0) निदे 0 प0 / ल 0 उ 0नि 0 / 01 / 01 ( खंड ) 6509- अधिसूचना संख्या 3010 , 
दिनांक 27.06.07 में संशोधन करते हुये बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड पटना के आर्टिकल्स ऑफ 
एसोसियेशन की धारा-89 एवं 73 के अधीन श्री हुमायूँ अख्तर राही, संयुक्त सचिव के सेवा निवृत्त होने के 
फलस्वरूप श्री प्राण मोहन ठाकुर, उद्योग निदेशक को निगम के निदेशक पर्षद में अध्यक्ष एवं निदेशक के पद 
पर अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है। 

2. सं0 06 नया ( स 0) निदे0 प 0 / ल 0 उ नि 0/ 01 / 01 ( खंड ) 6510— अधिसूचना संख्या 4980 , दिनांक 
22.10.07 में संशोधन करते हुये बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि 0, पटना के आर्टिकल्स ऑफ 
एसोसियेशन की धारा -73 के अन्तर्गत श्री दयानन्द प्रसाद , उप उद्योग निदेशक ( तक 0 ) के स्थानान्तरण के 

पर श्री उमेश कुमार सिंह , उप उद्योग निदेशक को निगम के निदेशक पर्षद में 
निदेशक के पद पर अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ह 0 /-अस्पष्ट , 
सरकार के अवर सचिव । 


फलस्वरूप 


31 अक्तूबर 2008 
1. सं0-06( स ) नि 0 प0 / सा 0वि 0 नि 0 / 3 / 2001-6697 — बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि 0 में 
प्रबंध निदेशक के रूप में अधिसूचित श्री प्रेम सिंह मीणा, भा 0 प्र 0 से 0 के स्थान पर श्री प्राण मोहन ठाकुर , 
भा 0 प्र 0 से 0 निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय बिहार पटना को उनके कार्यों के अतिरिक्त बिहार राज्य 
साख एवं विनियोग निगम लि 0 के आर्टिकल्स ऑफ एसोशियेसन की धारा 75 ( 1 ) के अधीन निगम के 
निदेशक पर्षद में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हुए प्रबंध निदेशक के पद पर कार्य करने हेतु अगले 
आदेश तक प्रभार दिया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ह 0 / -अस्पष्ट , 
सरकार के अवर सचिव । 


13 अक्तूबर 2008 
सं 0 06 नया ( स ० )स्थापना (निर्यात निगम )05 / 01-6345 — बिहार राज्य निर्यात निगम लि ० पटना के 
आर्टिकल्स ऑफ एशोसियेसन की कंडिका 47 ( 1 ) के अन्तर्गत निदेशक पर्षद में अपने कार्यों के अतिरिक्त 
निम्न पदाधिकारियों को निदेशक के रूप में मनोनीत किया जाता है : 


क्र ० 


नाम 


1 


श्री उपेन्द्र कुमार 


2 


पदनाम 
संयुक्त सचिव , वित्त विभाग , बिहार , पटना। 
संयुक्त उद्योग निदेशक , बिहार, पटना। 
अवर सचिव , उद्योग विभाग , बिहार , पटना। 
उप उद्योग निदेशक , बिहार , पटना। 
उप उद्योग निदेशक , बिहार , पटना। 


श्रीमती सरिता चौधरी 
श्री कौशलाधीश उपाध्याय 
श्री पी ० पी ० घोष 
श्री अनिल कुमार ठाकुर 


3 


4 


5 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ह 0 / -अस्पष्ट, 
सरकार के अवर सचिव । 


बिहार गजट , 17 दिसम्बर 2008 


5 


22 सितम्बर 2008 
सं0-06( स 0 )नि 0 प 0( सा 0 वि 0नि 0 )-03 / 01-6105 — श्री संदीप पौण्ड्रिीक , भा 0 प्र 0 से0 , प्रबंध निदेशक , 
बिहार औद्यौगिक विकास प्राधिकार पटना को बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि 0 , पटना के 
आर्टीकल्स ऑफ एसोशियेशन की धारा 75( 1 ) के तहत निगम के निदेशक पर्षद में निदेशक के रूप में अगले 
आदेश तक मनोनीत किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

ह 0 / -अस्पष्ट , 
सरकार के अवर सचिव। 


4 अप्रील 2008 
सं0-06( स ० )विविध/ विसीको / अंशधारक / 53 / 07-2175 – श्री अशोक कुमार सिन्हा, भा 0 प्र 0 से 0 , 

भा 0 प्र 0 से 0 , प्रधान 
सचिव , उद्योग विभाग , बिहार , पटना को बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि 0 पटना के आर्टिकल्स 
ऑफ एसोशियेसन की धारा 81 (I) के अधीन निगम के निदेशक पर्षद में निदेशक एवं अध्यक्ष के पद पर 
अगले आदेश तक मनोनीत किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ह 0 / -अस्पष्ट , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 39-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


बिहार गजट , 17 दिसम्बर 2008 


6 


बिहार गजट , 17 दिसम्बर 2008 


7 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचनाएं 

17 जुलाई 2008 
सं01/ वि0-155/ 2005-5214 — सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत 
लोक सूचना पदाधिकारी संबंधी अधिसूचना सं0-1/ पी 0 एम 0 सी 0/ विविध/ 661/ 2004-1540 , दिनांक 21-12-2005 में 
निम्नांकित संशोधन किये जाते है : 

1. लोक सूचना पदाधिकारी के मनोनयन संबंधी पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए श्री एस0 एन0 दास , 
उप - सचिव के स्थान पर श्री इन्दु भूषण कुमार, उप सचिव को लोक सूचना पदाधिकारी मनोनित किया जाता है। 

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति बिहार गजट के अगले अंक में सर्व सूचनाथ्र प्रकाशित 
की जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ह 0 / -अस्पष्ट , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


30 जुलाई 2008 
सं ०1/ वि -155/ 2005-5512 — सूचना अधिकार अधिनियम , 2005 के अधीन जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत 
लोक सूचना पदाधिकारी संबंधी अधिसूचना संख्या -5214 दिनांक 17-07-08 में निम्नांकित संशोधन किये जाते है: 

1. लोक सूचना पदाधिकारी के मनोनयन संबंधी पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए श्री इन्दु भूषण कुमार 
उप सचिव के स्थान पर श्रीकृष्ण श्रीवास्तव, उप सचिव को लोक सूचना पदाधिकारी मनोनित किया जाता है। 
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति बिहार गजट के अगले अंक में सर्व सूचनार्थ 
प्रकाशित की जाय । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

कौशल किशोर मिश्र , 
सरकार के अवर सचिव । 


बिहार गजट , 17 दिसम्बर 2008 


8 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

3 दिसम्बर 2008 
संग्रा.वि.8 ( थ )-103 / 08-15667 — अधिसूचना संख्या -3259 दिनांक 10.04.07 से अधिसूचित राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार के दिशा-निर्देश की कंडिका 2.1(ii )( ख ) एवं 2.1(ii) ( ग ) में निहित प्रावधानों को 
निम्नलिखित संसोधित प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है । 

कंडिका -2.1(ii )( ख ) प्रत्येक जिला के जिला पदाधिकारी इस योजना के अन्तर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक 


होंगे । 


कंडिका -2.1 (ii )( ग ) प्रत्येक जिला के उप विकास आयुक्त - सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण, इस योजना के अंतर्गत अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक होंगे । 
उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 


ह ./- अस्पष्ट , 


सरकार के उप - सचिव । 


( सं 0 - पुर0-01 / 2004-1097 ) 
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग 


संकल्प 

20 अक्तूबर 2008 
विषयः- मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग संकल्प सं0-313 / रा०, पटना दिनांक 28.03.08 में आंशिक संशोधन । 

मंत्रिमंडल सचिवालय ( राजभाषा) विभाग की हिन्दी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना 2007-08 के अधीन प्रकाशन 
अनुदान के रूप में 33 लेखकों के लिए कुल 5,00,000 (पांच लाख रुपये) स्वीकृत किए गए थे । इनमें से एक लेखक के नाम 
की अशुद्धि को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाता है: 

1. क्रमांक 5 पर अंकित श्री रामजी प्रसाद के बदले श्री रामजी पासवान पढ़ा जाय । 

उक्त संशोधन को छोड़कर शेष बातें पूर्ववत रहेंगी । 
2. इस संशोधन में प्रधान सचिव की स्वीकृति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

श्रीकृष्ण त्रिपाठी, 
सरकार के उप - सचिव । 


अनु ० जाति एवं अनु 0 जनजाति कल्याण विभाग 


पत्र 


कार्यालय आदेश 

13 मई 2008 
सं 02 / नि ० अनु०-16-102 / 07-1686 - कार्मिक एवं प्रशासनिक 

प्रशासनिक सुधार विभाग के 

संख्या -2822, 
दिनांक 27.04.95 तथा कल्याण विभाग के पत्रांक -5974, दिनांक -08.11.96 के आलोक में जिला अनुकम्पा समिति , नवादा से 
प्राप्त अनुशंसा के आधार पर श्री जितेन्द्र कुमार, पुत्र - स्व 0 देवेन्द्र शर्मा, भूतपूर्व ग्रेन - गोला चौकीदार, नवादा को अनुकम्पा के 
आधार पर जिला कल्याण कार्यालय, नवादा के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान् - 3050-75-3950-80-4590 
में समय - समय पर सरकार द्वारा अनुमान्य देय भत्ते के साथ निम्नांकित शर्तो के साथ अस्थायी रूप से नियुक्ति किया जाता 
है । 
1. उनके उपर आश्रित परिवार के भरण - पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा । 

श्री जितेन्द्र कुमार की नियुक्ति के संबंध में दिनांक -01.09.05 से प्रभावी " बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन 

योजना-2005 " लागू होगी । 
3. नियुक्ति आदेश निर्गत की तिथि से 21 दिनों के अंदर वे जिला कल्याण कार्यालय , नवादा में योगदान करेंगे । 
4. इनके शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन संबंधित स्थान से करा कर ही वेतन भुगतान की कार्रवाई की जायेगी । 
5. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र , 

शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ( केवल आरक्षित वर्ग के लिए) सत्यापन हेतु मूल प्रति में तथा सभी 
प्रमाण पत्रों को किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा । 


2 . 


बिहार गजट , 17 दिसम्बर 2008 

9 
6. योगदान के साथ दिये गये सभी प्रमाण - पत्रों के संबंध में उम्मीदवार को कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा इस आशय 

का शपथ - पत्र देना होगा कि उनके द्वारा दिये गये सभी प्रमाण - पत्र सत्य है तथा जांचोपरान्त गलत पाये जाने पर 
उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी साथ ही उनके द्वारा सरकारी कोष से प्राप्त राशि की वसूली की जायेगी एवं 

उनके विरूद्व अनुशासनिक कार्रवाई भी की जायेगी । 
7. योगदान के समय इस आशय का घोषणा पत्र समर्पित करना होगा कि अपने शादी - ब्याह में किसी प्रकार के 

तिलक - दहेज का लेन - देन नहीं करेंगें । 
( क ) योगदान की तिथि से वेतन देय होगा । 
( ख ) योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा – भत्ता देय नहीं होगा । 
विभाग द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा नियुक्ति में संदिग्धता पाये जाने पर जिला कल्याण 

पदाधिकारी, नवादा अविलम्ब विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगें । 
9. विभाग द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि तीन माह के अंदर कराना अनिवार्य होगा । 

ह 0 / -अस्पष्ट , 
निदेशक । 


8 . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 39-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


बिहार गजट , 17 दिसम्बर 2008 


10 


बिहार गजट , 17 दिसम्बर 2008 


11 


बिहार गजट 


का 


पुरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी 

द्वारा प्रकाशित 


गृह (विशेष ) विभाग 


अधिसूचनाएं 

2 दिसम्बर 2008 
सं ० के / कारा / रा 0 प0-62 / 07-11454 — श्री प्रेम कुमार , तत्कालीन अधीक्षक मंडल कारा, सीतामढ़ी , सम्प्रति 
निलंबित (मुख्यालय - कारा निरीक्षणालय ) के दिनांक 06.11.08 को आपूरक श्री रामलखन यादव से रिश्वत लेते हुए 
निगरानी धावा दल द्वारा गिरफ्तार किए जाने की घटना के परिपेक्ष्य में इनपर भ्रष्ट आचरण, पद के दुरूपयोग एवं 
सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम -3 के उल्लंघन संबंधी आरोपों की जॉच के लिए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ 
की जाती है । 

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रवीन्द्र पवार , प्रमंडलीय आयुक्त,पटना प्रमंडल , पटना को संचालन 
पदाधिकारी एवं श्री एस 0 के0 अम्बष्ठ, सहायक कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त 
किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 


मो ० सउद , 


सरकार के उप - सचिव । 


2 दिसम्बर 2008 
सं ० के / कारा / रा 0 प0-14 / 08-11480 — विभागीय अधिसूचना संख्या-9840 दिनांक 25.07.08 ( क्रमांक -4) द्वारा 
निर्गत स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन नहीं करने , गलत तथ्य के आधार पर अवकाश में प्रस्थान करने, सरकार एवं 
उच्चाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करने तथा दिनांक 18.12.2007 को आर्दश केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना के विभिन्न 
वार्डो की जाँच में भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामाग्रियों के पाये जाने के संदर्भ में कारा महानिरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के 
आलोक में श्री दिलीप कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षक , आर्दश केन्द्रीय कारा , बेऊर, पटना सम्प्रति अधिसूचित , अधीक्षक मंडल 
कारा सीवान को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय कारा निरीक्षणालय , बिहार , पटना का कार्यालय होगा । 

3. निलंबन अवधि में श्री सिंह को बिहार सेवा संहिता के नियम 96 के आलोक मे मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा 
जिसका भुगतान स्थापना विपत्र के माध्यम से कारा निरीक्षणालय द्वारा किया जाएगा । 

4. श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जा रहा है । 
5. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


मो ० सउद, 


सरकार के उप - सचिव । 


बिहार गजट , 17 दिसम्बर 2008 
12 

2 दिसम्बर 2008 
सं ० के / कारा / रा 0 प0-14 / 08-11481 — श्री दिलीप कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षक , आदर्श केन्द्रीय कारा , बेऊर, 
पटना सम्प्रति अधिसूचित, अधीक्षक, मंडल कारा , सीवान एवं निलंबित पर कर्तव्यहीनता, पदीय दायित्व के निर्वहन में अक्षमता, 
अदूरदर्शिता, लापरवाही एवं प्रबंधकीय अक्षमता तथा विभागीय स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना संबंधी कारा महानिरीक्षक द्वारा 
प्रतिवेदित आरोपों ( आरोप पत्र संलग्न ) की जॉच के लिए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाती है । 

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रवीन्द्र पवार , प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल , पटना को संचालन 
पदाधिकारी एवं श्री एस0 के 0 अम्बष्ठ , सहायक कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


मो ० सउद , 


सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट का पूरक ( अ 0 ), 39-571 + 00 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


